रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD. NO. D . L - 33004/ 99 


A 


PERS 


AN 
( 


Ay 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 उप - खण्ड (i) 
PART II - Section 3 - Sub-section (i) 

- प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बुधवार , अक्तूबर 21 , 2009 / आश्विन 29 , 1931 
NEW DELHI, WEDNESDAY , OCTOBER 21, 2009/ASVINA 29 , 1931 


सं. 612 ] 
No. 612] 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 21 अक्तूबर , 2009 
. सं. 24/ 2009 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( गै.टे. ) . .. 
सा . का.नि. 772 ( ). - जबकि केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 
1944 (1944 का 1) (एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम के रूप में उल्लिखित ) की धारा 3 के अंतर्गत नीचे की 
सारणी के कॉलम ( 4) में दी गई अधिसूचना संख्या का लाभ लेने वाली यूनिट द्वारा विनिर्मित नीचे की 
सारणी के कॉलम ( 2) में दिए गए विवरण वाले माल पर ऐसे दूसरे व्यक्ति का ब्रांड नाम अथवा ट्रेड नाम 
लगाने पर , जो उक्त अधिसूचना के अंतर्गत छूट के लाभ का पात्र नहीं है, उत्पाद शुल्क लगाने (उस पर 
नहीं लगाने सहित ) संबंधी एक प्रक्रिया सामान्यतया प्रचलित है और यह कि ऐसे माल पर ऐसा उत्पाद 
शुल्क उद्ग्राह्य है जो उक्त सारणी के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान उक्त प्रक्रिया के 
अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत नहीं लगाया गया था , अर्थात्:- . 

सारणी 
क्र . सं. | विवरण 

अवधि अधिसूचना संख्या 
| ( 1 ) ( 2) 

( 3) . . (4 ) 
1. पैकिंग सामग्रियां, जैसे, कागज 1 अक्तूबर , Ki) अधिसूचना सं. 175 / 86 -केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , 

अथवा कागज बोर्ड के मुद्रित 1987 से 31 दिनांक 1.3.1986 
कार्टन, धातु के कंटेनर , अगस्त , (ii) अधिसूचना सं.1/ 93 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , 
पोलीथीन के घनी बुनी बोरियां, 2008 | दिनांक 28 . 2. 1993 
चिपकाने वाली टेप्स, स्टिकर्स , 

Kiii) अधिसूचना सं. 16 /97-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , 
चोरी मुक्त कैप्स , क्राऊन कॉर्क , 

| दिनांक 1.4.1997 
धातु के लेबेल 

Kiv ) अधिसूचना सं. 38/ 97 -केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , 
दिनांक 27. 6. 1997 


- 


- 


- 


- 


- 


2000 


N /Anno 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART II _ Sic. 3(i)] 
(v) अधिसूचना सं. 8/ 98- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , 
दिनांक 2.6.1998 
( vi) अधिसूचना सं.9/98-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , 

दिनांक 2. 6.1998 
( vii ) अधिसूचना सं.8/ 99 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , 

दिनांक 28. 2. 1999 
( viii) अधिसूचना सं.9/ 99 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , 

दिनांक 28.2.1999 
( ix ) अधिसूचना सं .8/ 2000- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , 

दिनांक 1.3. 2000 
( x) अधिसूचना सं.9/ 2000 -केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , 
| दिनांक 1.3.2000 
( xi ) अधिसूचना सं.8/ 2001 -केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , 
दिनांक 1.3.2001 
( xii ) अधिसूचना सं .9/ 2001- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , 
दिनांक 1. 3.2001 
( xiii) अधिसूचना सं .8/ 2002 -केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , 
दिनांक 1.3. 2002 
( xiv ) अधिसूचना सं. 9/ 2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , 

दिनांक 1.3. 2002 
(xv) अधिसूचना सं.8/ 2003- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , 
दिनांक 1. 3. 2003-संशोधित करने वाली 
अधिसूचना संख्या 47/ 2008 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
दिनांक 1.9. 2008 के जारी होने तक 
( xvi ) अधिसूचना सं.9/ 2003- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , 
दिनांक 1.3. 2003 ( अधिसूचना सं. 11/ 2005 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 1.3.2005 के 
जरिए रद्द ) 


2. 


प्लास्टिक बैग 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


1 अक्तूबर , (i) अधिसूचना सं. 175/ 86- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , 
1987 से 10 दिनांक 1.3.1986 
फरवरी, (ii) अधिसूचना सं. 1/ 93- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , 
2009 

| दिनांक 28 .2. 1993 
(iii ) अधिसूचना सं. 16/ 97 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , 

दिनांक 1. 4. 1997 
(iv ) अधिसूचना सं .38/ 97 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , 
दिनांक 27 .6.1997 


[ भाग II --- खण्ड 3( ) ] . 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(v) अधिसूचना सं.8/ 98 -केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , 
| दिनांक 2.6.1998 
( vi) अधिसूचना सं.9/98-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , 
दिनांक 2.6.1998 
( vii ) अधिसूचना सं. 8/99-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , 

दिनांक 28. 2. 1999 . 
( vii) अधिसूचना सं.9/ 99 -केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , 

दिनांक 28 . 2.1999 
(ix ) अधिसूचना सं.8/ 2000 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , 

दिनांक 1.3. 2000 
kx) अधिसूचना सं .9/ 2000 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , 

दिनांक 1. 3. 2000 
kxi ) अधिसूचना सं. 8/ 2001 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , 

दिनांक 1.3. 2001 
( xii) अधिसूचना सं.9/ 2001 -केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , 

दिनांक 1.3.2001 
kxii ) अधिसूचना सं .8/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , 
दिनांक 1.3. 2002 
(xiv ) अधिसूचना सं.9/ 2002 -केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , 

दिनांक 1.3. 2002 
kxv ) अधिसूचना सं.8/ 2003-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , 
दिनांक 1.3. 2003- संशोधन करने वाली अधिसूचना 
सं .2/2009- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , दिनांक 
11 .2. 2009 के जारी होने तक 1.3. 2003 
( xvi) अधिसूचना सं.9/2003 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , 
दिनांक 1.3. 2003( अधिसूचना सं. 11 / 2005 -केन्द्रीय 
उत्पाद शुल्क , दिनांक 1. 3. 2005 के जरिए रद्द ) 


3. 


मुद्रित लेमिनेटेड रॉल्स 


1 अक्तूबर, 6) अधिसूचना सं. 175/ 86- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , 
1987 से 6 दिनांक 1.3. 1986 
- जुलाई, 2009 (ii) अधिसूचना सं.1/93- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , 

दिनांक 28 .2.1993 
kiii) अधिसूचना सं. 16/97-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , 

दिनांक 1.81997 
(iv ) अधिसूचना सं. 38/ 97 -केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , 

दिनांक 27.6. 1997 
Kv) अधिसूचना सं.8/ 98 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , 
दिनांक 2. 6.1998 


THE GAZETTE OFINDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART 11----SEC. 3(1)] 
( vi ) अधिसूचना सं.9/98- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , 

दिनांक 2.6. 1998 
(vii) अधिसूचना सं .8/99- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , 

दिनांक 28.2. 1999 
( viii) अधिसूचना सं.9/99- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , 

दिनांक 28 . 2. 1999 
(ix ) अधिसूचना सं.8/2000-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , 

दिनांक 1. 3. 2000 
(x) अधिसूचना सं.9/ 2000 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , 
दिनांक 1.3. 2000 
( xi) अधिसूचना सं . 8/ 2001 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , 

दिनांक 1.3. 2001 
( xii) अधिसूचना सं .9/ 2001- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , 
| दिनांक 1.3. 2001 
kxiii) अधिसूचना सं.8/ 2002- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , 

दिनांक 1.3.2002 
( xiv ) अधिसूचना सं. 9/ 2002 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , 

दिनांक 1. 3.2002 
( xv ) अधिसूचना सं.8/ 2003- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , 
| दिनांक 1.3. 2003 - संशोधन करने वाली अधिसूचना 
सं .9/ 2009- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 

7.7. 2009 के जारी होने तक 
( xvi ) अधिसूचना सं.9/2003-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , 
दिनांक 1.3. 2003 ( अधिसूचना सं.11/2005 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , दिनांक 1.3. 2005 के 
जरिए रद्द ) 


" 


- 


-. 


. 


. 


. 


- 


- 


- 


. 


-. 


.mmmmmm 


...amrwoman-una-..--.-ame-- 


- 


--- 


- 


----umurar-.-.- 


- 


- 


-.mammon 


- 


i 


a 


2. इसलिए अब उक्त अधिनियम की धारा 11ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र 
सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि ऐसी यूनिट द्वारा विनिर्मित ऐसे माल पर उक्त अधिनियम के अंतर्गत 
उद्ग्राह्य सम्पूर्ण शुल्क का भुगतान उक्त प्रक्रिया के अनुसार उक्त सारणी के कालम (3) में विनिर्दिष्ट 
अवधि के लिए करना अपेक्षित नहीं होगा; जिसके विनिर्माता ने विनिर्दिष्ट माल को ऐसे अन्य व्यक्ति के 
ब्रांड नाम अथवा ट्रेड नाम से तैयार किया है जो संबंधित अधिसूचना के अंतर्गत छूट का पात्र नहीं है और 
जिसने इस तर्कसंगत विश्वास से उस पर उग्राह्य उत्पाद शुल्क का भुगतान नहीं किया कि वह उक्त 
अधिसूचना के लाभ का पात्र है । 


-.. 


..... 


स्पष्टीकरण:- ‘बांड नाम अथवा ट्रेड नाम का अर्थ उपर्युक्त सारणी के कॉलम (4) में दी गई अधिसूचना 
संख्याओं में यथा परिभाषित अर्थ होगा । 

[ फा. सं. 115/1/ 2008- सी एक्स 31 

राजेश वर्मा, अवर सचिव 


-...... + 


----- 


[ TT II — CUS 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF FINANCE 


. 


(Departmentof Revenue ) 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 21st October , 2009 

No . 24 /2009 -Central Excise (N . T.) 
G .S.R . 772 (E ). -- Whereas the Central Government is satisfied that a practice was generally 
prevalent regarding levy of duty .of excise ( including non -levy thereof) under section 3 of the Central 
Excise Act , 1944 (1 of 1944 ) (hereinafter referred to as the said Act), on goods of description given in 
column (2 ) of the table below , manufactured by a unit availing benefit of Notification number given in 
column (4 ) of the table below , affixing the brand name or trade name of another person who was not 
eligible for the grant of exemption under the said notification and that such goods were liable to duty 
of excise which was not being levied under section 3 of the said Act according to the said practice 
during the period as specified in column (3 ) of the said table , namely : 


TABLE 


Sl.No . 


: 


Description 


Notification number . 


Period 

( 3 ) 


( 2) 


Packing materials , namely , 118 
printed cartons of paper or October, 
paper b oard , metal 1987 to 
containers, high density ( 315 
polyethylene woven sacks, August, 
adhesive tapes, stickers, 2008 
pilfer proof caps, crown 
corks, metal labels . 


(i)Notification No . 175 /86 - CE , dated 1.3 . 1986 
( ii )Notification No . 1 /93 -CE , dated 28 . 2 . 1993 
(ii)Notification No. 16 /97 -CE , dated 1. 4 . 1997 
( iv )Notification No . 38 / 97 - CE , dated 27.6 . 97 
(v )Notification No. 8 / 98 -CE , dated 2 .6 . 1998 
( vi )Notification No.9 /98 -CE , dated 2.6 . 1998 
( vii)Notification No .8 /99 -CE , dated 28 .2 . 1999 
(viii )Notification No .9 /99 - CE , dated 8. 2 .1999 
( ix )Notification No . 8 / 2000 -CE , dated . 3 . 2000 
(x )Notification No . 9 / 2000 -CE , dated 1. 3 . 2000 
( xi )Notification No.8 /2001-CE, dated 1.3 .2001 
( xii)Notification No .9 /2001-CE, dated 1.3 .2001 
(xiii)Notification No. 8 /2002 -CE , dated .3 .2002 
(xiv )Notification No. 9 /2002 - CE , dated 1. 3. 2002 
(xv )Notification No.8 /2003 -CE, dated 1.3. 2003 
till issue of amending Notification 
No: 47 / 2008 -CE , dated 1. 9 . 2008 
(xvi)Notification No. 9/2003 -CE , dated 1.3 .2003 
(Rescinded vide Notification No. 11/2005 - CE , 
dated 1. 3.2005) 
(i)Notification No. 175 /86 -CE , dated 1.3 . 1986 
(ii )Notification No. 1/93 -CE , dated 28 .2 . 1993 
(i ))Notification No. 16 /97 - CE , dated 1. 4. 1997 
(iv )Notification No. 38 / 97 -CE , dated 27 .6 . 97 
(v )Notification No. 8 /98 -CE , dated 2 .6 . 1998 
(vi)Notification No. 9 /98 -CE , dated 2 .6 . 1998 
( vii )Notification No. 8 / 99 -CE , dated 28 . 2 . 1999 
(viii )Notification No. 9 / 99 -CE , dated 28 . 2 . 1999 


Plastic bags 


October, 
1987 to 
10th 
February 
2009 


- 


3809 91769 -2 


W 


ah.. 


- 


- - 


"Y".. 


..AARV. 


Ann 


JOOD: 


A 


- WOWOTARINE 


Printed laminated rolls 


THE GAZETTE OF INDIA :EXTRAORDINARY 

(PARTIESEC 301 
( ix )Notification No .8 / 2000 -CE , dated 1. 3 .2000 
(x )Notification No. 9/2000 - CE , dated 1. 3.2000 
(xi)Notification No. 8/ 2001-CE , dated 1.3 .2001 
(xii )Notification No. 9 /2001 - CE , dated 1. 3. 2001 
( xiii)Notification No.8 /2002 - CE , dated 
1. 3 . 2002 
(xiv )Notification No.9 /2002 - CE , dated 1. 3. 2002 
(xv )Notification No.8 /2003 -CE , dated 1.3 .2003 
till issue of amending Notification No .2 / 2009 
CE , dated 11. 2 . 2009 
(xvi) Notification No. 9 /2003-CE , dated 
1. 3 . 2003 
(Rescinded vide Notification No. 11/ 2005 CE , 
dated 1 . 3. 2005 ) 

(i) Notification No . 175/86 - CE , dated 1. 3 . 1986 
October, (11)Notification No. 1 / 93 -CE , dated 28 .2 . 1993 
1987 to ( ii )Notification No. 16 / 97 -CE , dated 1.8 . 1997 
6th July , ( iv)Notification No. 38 /97 -CE , dated 27.6 .97 
2009 (v )Notification No.8 /98 -CE, dated 2 .6 .1998 

( vi)Notification No. 9 /98 -CE , dated 2 .6 . 1998 
( vii )Notification No. 8 /99 - CE , dated 28 .2 . 1999 
( viii )Notification No. 9 / 99 -CE , dated 28 .2 . 1999 
(ix )Notification No. 8 /2000 -CE , dated 1. 3. 2000 
(x )Notification No . 9 / 2000 -CE , dated 1. 3 . 2000 
(xi)Notification No.8 /2001-CE, dated 1.3. 2001 
( xii )Notification No. 9 /2001-CE , dated 1. 3 . 2001 
(xiii)Notification No. 8/2002 -CE , dated 
1. 3 . 2002 
( xiv )Notification No . 9 /2002-CE , dated 1. 3 . 2002 
(xv )Notification No. 8/ 2003 -CE , dated 1.3 .2003 
till issue of amending Notification No 9/2009 
CE , dated 7. 7.2009 
(xvi)Notification No . 9 / 2003 -CE , dated 1. 3 . 2003 
(Rescinded vide Notification No. 11 /2005 CE, 
dated 1. 3 . 2005) 


-- - - 


-----.. 


. - - 


2 . Now , therefore, in exercise of the powers conferred by section 11C of the said Act, the Central 
Government hereby directs that the whole of duty of excise leviable under the said Act on such goods 
manufactured by a unit , where the manufacturer has affixed the specified goods with a brand name or 
a trade name of another person who is not eligible for grant of exemption under the relevant 
notification , and has not paid the excise duty leviable thereon on the reasonable belief that he was 
entitled to the benefit of said notification , but for the said practice, shall not be required to be paid for 
the period as specified in column (3 ) of the said table in accordance with the said practice . 


Explanation : ‘Brand name or Trade name means Brand name or Trade name as defined in the 
notification numbers given in column ( 4 ) of the table above. 


( F . No. 115 / 1 /2008-CX3] 
RAJESH VERMA , Under Secy . 


Printed by the Manager. ( j Ni Di India Press. Ring Road . Mavapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the controller of Publications, Delhi- 110054 . 


